निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 584 ) 


30 ज्येष्ट 1940 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 20 जून 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


__ अधिसूचना 

15 जून 2018 
सं० 18 / लो०से०अ० - 12 - 01 / 2016( खण्ड) - 8031 — बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम , 2011 
(बिहार अधिनियम , 4, 2011) की धारा - 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा सामान्य 
प्रशासन विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या - 1423 दिनांक 11.05. 2011 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) एवं 
अधिसूचना संख्या - 19431 दिनांक 23.12. 2013 द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट - 1 में कमांक - 25 एवं 26 पर श्रम संसाधन 
विभाग की निम्नांकित दो सेवाएँ तुरत के प्रभाव से जोड़ी जाती है: 


। क्र0 


पुनर्विलोकन 
प्राधिकार 


द्वितीय 
अपील के 
निष्पादन 


हेतु 


श्रमायुक्त 
बिहार 


समय - सीमा 
15 कार्य 
दिवस 


सेवा का नाम नामनिर्दिष्ट सेवा हेतु । अपीलीय 
लोक सेवक | समय सीमा | प्राधिकार । अपील के 

निष्पादन 
हेतु समय 

सीमा 
25 | बिहार राज्य प्रवासी प्रखण्ड | 14 कार्य । जिला | 15 कार्य 

मजदूर दुर्घटना विकास । दिवस | पदाधिकारी दिवस 
अनुदान योजना पदाधिकारी 
(दुर्घटना मृत्यु की 

स्थिति में अनुदान ) 
26 | 

बिहार राज्य प्रवासी प्रखण्ड 14 कार्य जिला | 15 कार्य 

मजदूर दुर्घटना विकास दिवस | पदाधिकारी दिवस 
अनुदान योजना (पूर्ण | पदाधिकारी 
स्थायी अपंगता एवं 
स्थायी अंशिक अपंगता 
की स्थिति में अनुदान 
प्राप्त करने हेतु ) 


श्रमायुक्त 
बिहार 


- 15 कार्य 

दिवस 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 20 जून 2018 


2. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत उक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु विहित 
आवेदन पत्र ( प्रपत्र - 1 ) और इसके साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक कागजातों का चेक -लिस्ट , प्रपत्र -II ( क ) एवं 
प्रपत्र - II ( ख) होगा । 

3. सेवा प्राप्त करने हेतु श्रम संसाधन विभाग आवश्यकतानुसार समय - समय पर इससे संबंधित अन्य प्रपत्र , 
विधि विभाग के परामर्श के पश्चात जारी कर सकेगा । 

4. प्रस्ताव, संलेख प्रारूप एवं अधिसूचना प्रारूप में मुख्य ( सामान्य प्रशासन ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 
5. उपर्युक्त प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 12.06. 2018 में मद संख्या - 18 के रूप में स्वीकृत । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 584-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


